निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 132 ) पटना , बुधवार , 30 जनवरी 2019 


सं० 08 / आरोप - 01 - 31 / 2017 - 16017 सा0प्र0 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

7 दिसम्बर 2018 
श्री राहुल वर्मन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक - 1363 / 2008, 1126 / 2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
पिपरिया, लखीसराय के विरूद्ध रोकड़ पंजी के संधारण में अनियमितता बरतने तथा राशि के गबन से संबंधी आरोपो के 
लिए आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर के पत्रांक 1554 दिनांक 13.07. 2017 (जिला पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक 531 
दिनांक 14.047.2012 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र - क सहित ) द्वारा आरोप प्रतिवेदित हुआ । 

2. विभागीय पत्रांक 10516 दिनांक 18.08.2017 द्वारा आयुक्त मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर से उक्त प्रतिवेदन पर मंतव्य 
की मांग की गयी । जिसके आलोक में आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 4504 दिनांक 14.04.2018 (जिला 
पदाधिकारी, लखीसराय से प्राप्त मंतव्य सहित) द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ , जिसमें श्री वर्मन के विरूद्ध राशि - 31312. 00 
( एकतीस हजार तीन सौ बारह) रूपये विविध रोकड़पंजी से विचलन / हस्तान्तरण संबंधी आरोप पर जिला पदाधिकारी 
लखीसराय से प्राप्त मंतव्य पर सहमति व्यक्त की गयी । 

___ 3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की 
गयी तथा श्री वर्मन के विरूद्ध राशि - 31312.00 (एकतीस हजार तीन सौ बारह ) रूपये विविध रोकड़पंजी से 
विचलन / हस्तान्तरण संबंधी आरोप सही पाया गया । 

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री राहुल वर्मन , बि0प्र0से0 , कोटि 
क्रमांक - 1363 / 2008, 1126 / 2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , पिपरिया, लखीसराय को बिहार सरकारी सेवक 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 जनवरी 2019 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 ( समय - समय यथा संशोधित ) के नियम - 19 के विहित प्रावधानों के तहत 
नियम - 14 में उल्लिखित निम्न दंड अधिरोपित / संसूचित की जाती है: 

(I) निन्दन , 

(II) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 

प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 132 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


